m 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आश्विन , 1940 ( श०) 
3 अक्टूबर , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 938 राँची, बुधवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


शुद्धि पत्र 
24 अगस्त , 2018 


संख्या -11/ स्था०रा०पि०व०आ०- 01/ 2012( खण्ड-I) का .- 6454 -- विभागीय अधिसूचना सं० - 5519 , 
दिनांक 24 जुलाई, 2018 द्वारा श्रीमती कल्पना कुमारी, पति - स्व० न्यायाधीश आर०आर० प्रसाद , 
डी० - 71 , रोड नं0-02, अशोक नगर , राँची को राज्य स्तर पर गठित पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग 
का “ सदस्य " मनोनीत किया गया है । 

___ नव मनोनीत सदस्या से प्राप्त अनुरोध के आलोक में उपरोक्त अधिसूचना में अंकित " 
श्रीमती कल्पना कुमारी के बदले “ श्रीमती कल्पना प्रसाद " अंकित पढ़ा एवं समझा जाय | 

अधिसूचना की अन्य सभी कंडिकाएं यथावत रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 938 -- 50 


